निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 797 ) पटना, सोमवार , 27 अगस्त 2018 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

26 मार्च 2008 
सं० 6 / वि०पत्रा० - 24 - 08 / 2008 - 1244 / वा०क० - श्री राजेश कुमार बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त , पटना पश्चिमी अंचल , पटना / मूल वरीयता क्रमांक - 127 के द्वारा सासाराम पब्लिक नोटरी के समक्ष दाखिल 
शपथ - पत्र के आलोक में उनके नाम के साथ " श्रीवास्तव उपनाम जोड़ी जाती है तथा अब वे " राजेश कुमार " के 
स्थान पर " राजेश कुमार श्रीवास्तव " के नाम से जाने जायेंगे । 

___ 2. उपरोक्त आदेश के आलोक में उनके समस्त सरकारी अभिलेखों में तदनुसार आवश्यक सुधार कर ली 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लाल बाबू गुप्ता , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 797 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


